रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/98 


REGD. NO . D . L.-33004/98 


. 
. 
. 


म्यपेयजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


PA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

10298 
भाग II - खण्ड 3 - उप 
PART II — Section 3 -- Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


सं• 727 ] 
No. 727 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 9 , 1998 / कार्तिक 18 , 1920 
NEW DELHI,MONDAY, NOVEMBER 9 , 1998 /KARTIKA 18 , 1920 


- - 


- 


- - - 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1998 
का . आ . 959 ( अ ).. - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मथुरा स्थित इंडियन आइल कारपोरेशन 
लिमिटेड के मथुरा रिफाइनरी के विभिन्न विभागों और विपणन प्रभाग में इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध 
करती है । 


अनुसूची 
मथुरा रिफाइनरी 

( 1 ) रिफाइनरी में विभिन्न अवस्थानों पर विद्युत कार्य। 
( 2 ) केन्द्रीयकृत वातानुकूलन संयंत्रों और पैकेज इकाइयों का प्रचालन और अनुरक्षण । 
( 3 ) शटडाउन के लिए विधुत का प्रदाय । 
( 4 ) मोटर वाइन्डिंग । 
( 5 ) रिफाइनियरों में सेंट्रिफ्यूगल पम्प और डीजी सेटों का प्रचालन । 
( 6 ) रसायनों का संभालना और घोल तैयार करना । 
( 7 ) रिफाइनरी के विभिन्न विभागों में , अनुरक्षण, उपकरण तैयार करने , यांत्रिक अनुरक्षण, गढ़ने और संयंत्र प्रचालन में परिचर, हैल्पर , प्रचालक के 

रूप में कार्यों को संभालना जिसके अंतर्गत चपरासी और लिपिक आदि हैं । 
( 8) तापीय विद्युत रोधी कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण । 
( 9 ) रिफाइनरी में विद्युत कार्य का प्रचालन और अनुरक्षण । 
( 10 ) कार्यालय सेवाएं उपलब्ध कराना । 
( 11 ) भण्डारों के प्रपुंज आकस्मिक हथलाई से भिन्न नेमी गृह प्रबंधन और भण्डारी संभलाई । 
( 12 ) कैन्टीन सेवाएं । 
3034 GI/98 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IT- Sec . 3 (ii)] 


मथुरा स्थित इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड का विपणन प्रभाग 
( 13 ) FRITT 1975 H ora y O ro 
( 14 ) वीकृत पैट्रोलियम गैस कर्षण कार्य (प्रवीकृत पैट्रोलियम गैस सिलेण्डरों की लदाई और उतराई) । 
( 15 ) setena tiaras to ( Ferica ,TT TT , ziet TF TUH , 39 foot feeF ift ) i 

[ 91. . 4 -23013/ 10 /90 - 145* ] 
TH . # . 47A ,Ff6012 ( * * * ) IN TO 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 9th November, 1998 
S . O . 959 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of the section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the Central Government, after consultation with the Central Advisory 
Contract Labour Board , hereby prohibits the employment of contract labour in the works, specified in the Schedule annexed 
hereto in the various departments ofMathura Refinery and Marketing Division of the Indian Oil Corporation Ltd . at Mathura. 

SCHEDULE 
MATHURA REFINERY 

( 1) Electrical jobs at different locations in the Refinery. 
(2 ) Operations and maintenance of centralised air -conditioning plants and package units . 
(3 ) Power supply for shutdown. 
( 4 ) Motor windings. 
(5 ) Operation of centrifugal pumps and DG sets in Refineries. 
(6 ) Chemical handling and solution preparation . 
( 7) Handling of jobs in different departments of the Refinery, as attendants , helpers, operators in maintenance, 

instrumentation , mechanical maintenance, fabrication and plant operation , including peons and clerks etc . 
(8 ) Repair and maintenance of thermal insulation works. 
(9) Operation and maintenance of electric jobs in the refinery . 
( 10) Providing office services. 
(11) Routine storekeeping and store handling other than occasional bulk handling of stores. 

(12 ) Canteen services. 
MARKETING DIVISION OF INDIAN OIL CORPORATION LTD . ATMATHURA 

( 13 ) Housekeeping work especially relating to sweepers , 
(14) Liquiſied Petroleum Gas haulage work ( loading and unloading of Liquified Petroleum Gas cylinders). 
( 15) Liquified Petroleum Gas ( Shifting, sealing, tagging of caps, O ring fitting etc.). 

F . No. U - 23013 / 10 / 90 - LW ] 
S . K . DAS, Director General ( Labour Welfare )/ Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 — 1998 . 


